- 


. - 1 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 369 


15 ज्येष्ठ, 1938 ( श० ) 
राँची, सोमवार , - 

5 जून , 2017 (ई०) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
25 मई, 2017 


संख्या- परि०वि० - 363 / 2015/777-- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार के 


अधिसूचना संख्या -424( अ) दिनांक 1 मई, 2017, गजट संख्या -334 दिनांक 1 मई, 2017 के आलोक 
में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम- 118 (केन्द्रीय मोटरवाहन ( छठा) संशोधन) नियम , 
2017) द्वारा किये गये संशोधन के अनुरूप परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या- 341 , दिनांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 5 जून , 2017 
18 फरवरी 2016 , गजट संख्या-195 , दिनांक 18 फरवरी 2016 के नियम ( 1) के पहले परन्तुक के 


खण्ड ( पअ) को विलोपित किया जाता है । 


उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/ -( अस्पष्ट ), 
सरकार के उप सचिव , 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 369-- 50 


